रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


REGD . NO . D . L .- 33004/99 


RAHA 


HTAIN 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, सोमवार , मई 10, 2010 / वैशाख 20 , 1932 
NEW DELHI, MONDAY, MAY 10 , 2010 /VAISAKHA 20 , 1932 


सं. 883 ] 
No. 8831 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 मई , 2010 
का . आ . 1052( अ ). — आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती 
है तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में यथा उल्लिखित 
उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है तथा सारणी के कॉलम ( 4 ) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे 
उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है , नामतः 

सारणी 
क्रम. सं. संस्था का नाम परियोजना अथवा स्कीम और 

धारा 35 क ग के अंतर्गत 
उसकी अनुमान लागत 

कटौती के रूप में अनुज्ञात 
की जाने वाली लागत की 

अधिकतम राशि 
। (1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
1 . कार्तिक शिक्षण संस्थान , स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए 

वर्ष2010 -11 से आरंभ होने 
127/ 289 , जुही बस डिपो , अनौपचारिक शिक्षा और ग्रामीण 

वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों 
कानपुर - 208 014 , स्वास्थ्य देखभाल सेवा परियोजना 

की अवधि अर्थात् 2010 - 2011 , 
उत्तर प्रदेश ( लागत 1.66 करोड़ रुपये ) 

2011 - 2012 एवं 2012 - 2013 

हेतु 1.66 करोड़ रुपये 
2. जन माध्यम , बी - 43 , विकलांग और कमजोर वर्ग के 

वर्ष 2010 -11 से आरंभ होने 
कैलाश अपार्टमेंट्स , विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति 

वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों 
लाला लाजपत राय मार्ग , ( 2 करोड़ रुपये की कार्पस निधि 

की अवधि अर्थात् 2010-2011 , 
नई दिल्ली-110045 सहित लागत 2. 30 करोड़ रुपये ) 

2011 - 2012 एवं 2012 2013 
हेतु 2 करोड़ रुपये की कार्पस 
निधि सहित 2. 30 करोड़ रुपये ) 


1755 GI/ 2010 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3(ii)| 


भारतीय शैक्षिक संस्थान, 

अनुसूचित जाति , अनुसूचित | वर्ष 2010 - 11 से आरंभ 
बी . एम . 135 , नेहरू नगर , भोपाल , जनजाति और गरीब ग्रामीणों ( बी | होने वाले वर्ष से तीन 
मध्य प्रदेश 

पी एल ), महिलाओं के लिए आय | वित्तीय वर्षों की अवधि 
सृजन का कार्यक्रम और बीच में अर्थात् 2010 -2011, 
पढ़ाई छोड देने वाले बच्चों और | 2011 - 2012 एवं 2012 
नौसिखिया महिलाओं के लिए | 2013 हेतु 1. 96करोड़ 
साक्षर जागरूकता 

रूपये 

( लागत 1. 96 करोड़ रूपये ) 
| इंडियन मेडिकल सेन्टर, ओल्ड नं0 व्यवसायिक शिक्षा के लिए नर्सिंग । वर्ष 2010 -11 से आरंभ 
283,( न्यू नं0 218), टी. टी .के . रोड, || पाठशाला की स्थापना 

होने वाले वर्ष से तीन 
चेन्नई 18, तमिलनाडु ( लागत 14. 17 करोड़ रूपये ) वित्तीय वर्षों की अवधि 

अर्थात् 2010-2011, 
2011-2012 एवं 2012 
2013 हेतु 14.17 करोड़ 

रूपये 
नार्थ बंगाल पीपुल्स डवलपमेंट वृद्धाश्रम 

वर्ष 2010 -11 से आरंभ 
सेन्टर, गांव सं0 4, गुमति, 

होने वाले वर्ष से तीन वर्ष 
डाकखाना एवं जिला जलपाईगडी . ! ( लागत 3.74 करोड़ रूपये ) 

के लिए अर्थात् 2010 
735101 , पश्चिम बंगाल 

2011 , 2011- 2012 एवं 
2012- 2013 हेतु 3.74 
करोड़ रूपये 


- 


- 


- 


- 


एक वित्तीय वर्ष अर्थात् 
2010 -2011 हेतु 18. 30 
लाख रूपये 


सिलिगुडी बोधी भारती वोकेशनल महिलाओं और लड़कियों के लिए 
इंस्टीच्यूट, 24, आशुतोष मुखर्जी | व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
रोड, कालेज पारा , डाकखाना ( लागत 18. 30 लाख रूपये ) 
सिलिगुडी, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम 
बंगाल 
ईलिम क्रिश्चिन चिल्ड्रेन होम, तामई | शिक्षा विकास कार्यक्रम 
मुख्यालय, डाकखाना तामई 795 ( लागत 5.33 करोड़ रूपये ) 
125 , जिला तामंगलांग, मणिपुर 


8. 


| रानी लक्ष्मीबाई शिक्षण प्रसारक एवं डा. आनन्दी गोपाल वुमेन 
मल्टीप्रपज सोसाइटी , प्रयाग | हेल्थकेयर एंड कम्यूनिटी सेंटर 
कॉमप्लेक्स , सुलाखे हाई स्कूल रोड , ( लागत 2. 92 करोड़ रूपये ) 
डाकखाना बर्षि, जिला सोलपुर , 
महाराष्ट्र 


वर्ष 2010- 11 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से दो 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010- 2011, 
2011- 2012 हेतु 5.33 
करोड़ रूपये 

वर्ष 2010- 11 से आरंभ 
| होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010-2011, 
2011- 2012 एवं 2012 
2013 हेतु 2. 92 करोड़ 
रूपये 


[ भाग ।। – खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अखिल महाराष्ट्र एजुकेशन | व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 
सोसायटी, 203, स्वागत रजिडेन्सी , ( लागत 1.24 करोड़ रूपये ) 
कुम्बरे टाउनशीप, नियर गुरूगणेश 
नगर , कोथरूड , पुणे - 4110038 . 


वर्ष 2010- 11 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से दो 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010- 2011 , 
2011-2012 हेतु 1.24 
करोड़ रूपये 


10. 


डा . बाबासाहेब अंबेडकर वैद्यकीय 
प्रतिष्ठान गजानन मंदिर के सामने , 
गढखेडा परिसर , औरंगाबाद 


जीवनज्योति - दि हिलिंग टच 
एक्सपेंशन प्रोजक्ट 
( लागत 1880. 66 लाख रूपये ) 


वर्ष 2010- 11 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010- 2011 , 
2011- 2012 एवं 2012 
2013 हेतु 10.00 करोड़ 
रूपये केवल परियोजना की 
आवर्ती लागत के लिए 


11 . 


| उदवुम करंगल , नं0 460, 
एन . एस . के . नगर, अरूम्बाक्कम , 
चेन्नई 600 106, तमिलनाडू 


अनाथ और निस्हायों का पुर्नवास 
( लागत 100 लाख रूपये की 
शैक्षणिक कार्पस निधि सहित 
1197 लाख रूपये) 


वर्ष 2010- 11 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से दो 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010- 2011 , 
2011- 2012 हेतु 100 
लाख रूपये की शैक्षणिक 
कार्पस निधि सहित 1197 
लाख रूपये 


12. 


मद्रास ईग्मोर लायन्स ब्लड बैंक एंड ब्लड बैंक मेडिकल इक्यूपमेंट एंड 
| रिसर्च फाउंडेशन , 130 मार्शल्लस फैसिलिटी एक्सपेंशन प्रोजक्ट । 
रोड, ईग्मोर, चेन्नई 600 008 ( लागत 5. 04 करोड़ रूपये ) 


वर्ष 2010- 11 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010-2011, 
2011- 2012 एवं 2012 
2013 हेतु 5.04 करोड़ 
रूपये 


13. 


लायन्स कैंसर डिटक्शन सेंटर 
ट्रस्ट, गवरमेंट मेडीकल कॉलेज 
कैंम्पस , मजुरा गेट , सुरत 395001, 
गुजरात 


लायन्स केंसर डिटेक्शन सेंटर- सूरत वर्ष 2010-11 से आरंभ 
लिनियर एक्सीलेटर के लिए | होने वाले वर्ष से तीन 
परियोजना 

वित्तीय वर्षों की अवधि 
( 3. 25 करोड़ रूपये की कार्पस अर्थात् 2010-2011 , 
निधि सहित लागत 15. 00 करोड़ | 2011- 2012 एवं 2012 
रूपये ) 

2013 हेतु 3. 25 करोड़ 
रूपये की कार्पस निधि 
सहित लागत 15.00 करोड़ 
रूपये 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3(ü )] 


रामकृष्णन मिशन सेवा आश्रम , आधारभूत विकास संरचना और वर्ष 2010-11 से आरंभ 
स्वामी विवेकानंद मार्ग, डाकखाना । | कार्पस निधि 

होने वाले वर्ष से तीन 
वृंदावन, जिला मथुरा , उत्तर प्रदेश - | ( लागत 10 करोड़ रूपये की कार्पस वित्तीय वर्षों की अवधि 
281121 . निधि सहित 34 . 15 करोड़ रूपये) । अर्थात् 2010- 2011, 

2011-2012 एवं 2012 
2013 हेतु 10 करोड़ रूपये 
की कार्पस निधि सहित 
34.15 करोड़ रूपये 


15. 


नार्थ ईस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड पेय जल की सुविधा के साथ वर्ष 2010 -11 से आरंभ 
इंडस्ट्रीज (एन ई सी सी आई), | विद्यालय स्व्च्छ ता हेतु एकीकृत होने वाले वर्ष से तीन 
हाउस पं0 25 , दूसरी मंजिल, लीला साम्प्रदायिक विकास कार्यक्रम और वित्तीय वर्षों की अवधि 
बरूआ लेन , ए जी पी हेड ऑफिस एच आई वी/ एडस एवं मलेरिया की । अर्थात् 2010 -2011, 
के पीछे, जी एन बी रोड, अम्बाडी , | रोकथाम 

2011-2012 एवं 2012 
गुवाहटी 781001, असम ( लागत 12. 32 करोड़ रूपये ) 2013 हेतु 12. 32 करोड़ 

रूपये 


16. 


श्री राजीव गांधी शैक्षणिक बहुउद्देश्य रूग्णसेवा” परियोजना - ग्रामीण 
चैरिटेबल ट्रस्ट, 4601, गताडे प्लॉट , व्यक्तियों के लिए मुफ्त चिकित्सा 
डाक- पंधारपुर , जिला सोलापुर इलाज 

( लागत 1. 55 करोड़ रूपये ) 


वर्ष 2010-11 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010- 2011, 
2011-2012 एवं 2012 
2013 हेतु 1.55 करोड़ 
रूपये 


17. 


सर्वोदय फाउंडेशन ट्रस्ट, तालुका 
गधाद, गांव मोता साखपर , जिला 
भावनगर, गुजरात 


आदिवासी और ग्रामीण विद्यार्थियों वर्ष 2010 -11 से आरंभ 
के लिए आवासीय विद्यालय की होने वाले वर्ष से तीन 
आवर्ती लागत , छात्रावास भवन की | वित्तीय वर्षों की अवधि 
निर्माण लागत , कानूनी सहायता अर्थात् 2010- 2011, 
सेंटर के चलाने और 25 लाख 2011-2012 एवं 2012 
रूपये की कार्पस 

2013 हेतु 25 लाख रूपये 

की कार्पस निधि सहित 
( लागत 25 लाख रूपये की कार्पस | 165 करोड रूपये 
निधि सहित 1. 65 करोड़ रूपये ) 


18. 


| रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3010 सोशल । 
वेल्फेयर सोसायटी 56- 57 , 
तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया , 
नई दिल्ली- 110062 . 


रोटरी आई केयर इंस्टीट्यूट 
( लागत 8.17 करोड़ रूपये ) 


वर्ष 2010-11 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010-2011, 
2011-2012 एवं 2012 
2013 हेतु 8. 17 करोड़ 
रूपये 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - 


___ 19. | वेदांत फाउंडेशन, निरंजन भवन के वेदांत कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना 

सामने , कार्नर आफ " ई" रोड, मैरिन । ( अखिल भारतीय ) 
ड्राइव , मुम्बई-400 002 

( लागत 31.16 करोड़ रूपये ) 


वर्ष 2010 - 11 से आरंभ | 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010- 2011 , 
2011- 2012 एवं 2012 
2013 हेतु 31 .36 करोड़ 
रूपये 


20 . 


राजा चैरिटेबल मेडीकल ट्रस्ट , 
डाकखाना सं0 34, मथुवेदूर , 
चावक्कड - 680506, जिला त्रिचुर, 
केरल 


केरिंग हैंड्स 

वर्ष 2010 -11 से आरंभ | 
( लागत 2. 78 करोड़ रूपये की होने वाले वर्ष से तीन 
कार्पस निधि सहित 7. 11 करोड़ वित्तीय वर्षों की अवधि 
रूपये ) 

अर्थात् 2010-2011, 
2011-2012 एवं 2012 
2013 हेतु 2.78 करोड 
रूपये की कार्पस निधि | 
सहित 7.11 करोड़ 

रूपये 
माधा उच्चतर माध्यमिक 

वर्ष 2010- 11 से आरंभ 
विद्यालय (विकलांग , दृष्टहीन , गरीब होने वाले वर्ष से तीन 
विद्यार्थियों ) 

वित्तीय वर्षों की अवधि 
( लागत 21. 15 करोड़ रूपये ) अर्थात् 2010- 2011, 

2011- 2012 एवं 2012 
2013 हेतु 21 .15 करोड़ 
रूपये 


21 . 


इन्टग्रेटिड रिसर्च एंड रिकंस्ट्रशन 
आरगेनाइजेशन, माधा स्कूल फॉर 
डिसएबल्ड, 45 करूपपुर 
मरूद्यानल्लूर, थिप्पिराजपुरम 
612402 , तांजवुड(डीटी), साउथ 
इंडिया 


22. 


स 


डा . कुंतल गोस्वामी मेमोरियल ट्रस्ट , बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य वर्ष 2010 -11 से आरंभ 
जू नारंगी रोड, गीतानगर पूलिस देखभाल की संस्था 

होने वाले वर्ष से दो 
स्टेशन के सामने , जिला कमरूप , ! ( लागत 552. 00 लाख रूपये ) वित्तीय वर्षों की अवधि 
गुवाहटी, असम 781 024 

अर्थात् 2010- 2011, 
2011 -2012 हेतु 552.00 
लाख रूपये 


23. 


| " बाल गृह " बालगृह का विस्तार 


कॉमपेशन मणिपुर , डाम्डल , 
डाकखाना मोटबंग 795 107 , 
जिला सेनापति, मणिपुर 


( लागत 69 . 93 लाख रूपये की 
कार्पस निधि सहित 3.11 करोड़ 
रूपये ) 


वर्ष 2010- 11 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010- 2011 , 
2011-2012 एवं 2012 
2013 हेतु 69.93 लाख 
रूपये की कार्पस निधि 
सहित 3.11 करोड़ रूपये 


24 . डा . शीला शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल । शंकर इंस्टीटयूट ऑफ कैंसर वर्ष 2010- 11 से आरंभ 

ट्रस्ट सब यूनिट शंकर इंस्टीटयूट थिरोपी एंड रिसर्च में सुविधाओं का होने वाले वर्ष से तीन 
1755 G1 / 10 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II — SEC . 3( ii) ] 


ऑफ कैंसर थिरेपी एंड रिसर्च, 140 | विस्तार 

वित्तीय वर्षों की अवधि 
माइल स्टोन ,मसनी दिल्ली बाई ( लागत 10 करोड़ रूपये की कार्पस अर्थात् 2010-2011 , 
पास लिंक रोड, मथुरा- 281003. निधि सहित 42 .26 करोड़ रूपये) | 2011- 2012 एवं 2012 

2013 हेतु 10 करोड़ रूपये 
की कार्पस निधि सहित 

42.26 करोड़ रूपये 
25. | शिवनिकेतन ट्रस्ट , भारतीय सैनिकी | शिवनिकेतन ट्रस्ट मल्टीप्रपज वर्ष 2010- 11 से आरंभ 

विद्यालय एवं जेआर. कॉलेज , | एजुकेशन कॉम्पलेक्स (वर्तमान होने वाले वर्ष से तीन 
खादावली (ई.), तहसील कल्यान , शिक्षा संस्था का विस्तार ) वित्तीय वर्षों की अवधि 
जिला थाने-421 306 

( लागत 3 करोड़ रूपये की कार्पस अर्थात् 2010-2011 , 
निधि सहित 18.72 करोड़ रूपये ) | 2011-2012 एवं 2012 

2013 हेतु 3 करोड़ रूपये 
की कार्पस निधि सहित 

18.72 करोड़ रूपये 
26. अचला ट्रस्ट, 6/ शरदकुंज सोसायटी, शहरी, ग्रामीण एवं आदिवासी लोगों वर्ष 2010 - 11 से आरंभ 

वैशाली सिनेमा के पास, मोतीपुरा | के लिए रोजगार के अवसरों का होने वाले वर्ष से तीन 
हिमतनगर , नार्थ गुजरात 

सृजन और उत्पादन के कामों में वित्तीय वर्षों की अवधि 
लगी हुई महिलाओं के लिए अर्थात् 2010-2011, 
सहायक पोषण सेवाएं 

2011-2012 एवं 2012 
( लागत 4.26 करोड़ रूपये ) 2013 हेतु 4.26 करोड़ 

रूपये 


27 . 


श्री जगदगुरू मुरुघराजेन्द्र 
ब्रह्ममणागढ , चित्रदुर्ग - 577 502 
कनार्टक , दक्षिण भारत 


1 . अनाथालय 

वर्ष 2010- 11 से आरंभ 
2. वृद्धाश्रम 

होने वाले वर्ष से तीन 
3. ग्रामीण गांवों में चिकित्सा कैंप ! वित्तीय वर्षों की अवधि 
4. स्वास्थ्य जागरूकता कैंप( अर्थात् 2010- 2011, 
नशीले पदार्थ और तम्बाकू लेने 2011- 2012 एवं 2012 
वालों के विरुद्ध ) 

2013 हेतु 3 करोड़ रूपये 
5. छात्रवृत्ति कार्यक्रम 

की कार्पस निधि सहित 
6. विकलांग महिलाओं के लिए 23 . 55 करोड़ रूपये 
आवास 


28. 


( लागत 3 करोड़ रूपये की कार्पस 

निधि सहित 23.55 करोड़ रूपये ) 
प्रशांत मेमोरियल चेरिटेबल ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य 
हास्पिटल, जुरन छपड़ा, रोड नं0 4 , | देखभाल उपलब्ध कराने के लिए 
मुजफ्फरपुर, बिहार 

चलते फिरते क्लीनिक 


वर्ष 2010- 11 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों की अवधि 
अर्थात् 2010- 2011 , 
2011-2012 एवं 2012 
2013 हेतु 3.82 करोड़ 
रूपये 


( लागत 3. 82 करोड़ रूपये ) 


[ 471 II ---- qug 3(ii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
II. JE BITHUAT SAH FO 6 a feares TRUTHAT IT RIA aa Parte af 2010 - 2011 to 
संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए और उक्त सारणी की क्रम सं0 7, 9, 11 व 22 पर उल्लिखित परियोजना या 
FIA ala Parritet ad 2010 - 11 va 2011-12 # Hay at one that it Pau 31t 34 HRUTI 

SH FO 1,2,3,4,5,8, 10 , 12 , 13, 14 , 15 , 16 ,17, 18 , 19 ,20 ,21,23,24 ,25, 26 ,27 28 q 3faires 
Rell stay Z FAH atas farcita af 2010-2011, 2011 - 12 2012-13 Hay m stor apart of 
अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 

[ 1. F. 27/2010 / 911. F . a . 27015/ 1/ 2010 - 377 ( 75. TA ) ] 

नवीन चन्द्र , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi ,the 10th May, 2010 
S.O . 1052 (E ).--- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) of the 
Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Government, on 
the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , 
hereby notifies the institutions approved by the said National Committee, mentioned in column (2 ) of 
the Table below , and approves the eligible projects or schemes specified to be carried on by the said 
institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the said Table, and also 
specifies in the column ( 4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as 
deduction under the said section 35AC for the period of approval, namely : 


Serial 
Number 


(3 ) 


TABLE 
Name of the Institution Project or scheme and Maximum amount of cost to be 
estimated cost thereof allowed as deauction under 

section 35AC 
(2 ) 
Kartik Shikshan 

Non - formal Education for Rs.1 .66 crore for three 
Sansthan , 

out of school children and financial years commencing 
127/289 , Juhi Bus Depot, rural health care service with 2010 - 11 i.e . 2010 - 2011 , 
Kanpur - 208 014 , project. 

2011 - 12 and 2012 - 2013 . 
Uttar Pradesh . 

( Cost Rs. 1.66 crore) 


Jan Madhyam , 
B - 43 , Kailash 
Apartments , 
Lala Lajpat Rai Marg , 
New Delhi 110045 . 


Scholarship programme Rs.2 .30 crore including a 
for disabled and corpus fund of Rs .2 crore 
marginalized students. for three financial Years 

commencing with 2010 - 11 
(Cost Rs.2 . 30 crore i.e . 2010 - 11 , 2011- 12 & 
including a corpus fund of 2012 - 13 . 
Rs.2 crore) 
Income 

Generate Rs.1. 96 crore for three 
programme for SC , ST & financial Years commencing 
rural poor (BPL ), women s with 2010 -11 i.e. 2010 - 11 , 
and literacy awareness for 2011 - 12 & 2012 - 13. 
rural drop out children s 
and neo literate women . 
(Cost Rs .1.96 crore ) 


Bhartiya Shaikshik 
Sansthan , 
B . M . 135 , Nehru Nagar, 
Bhopal, Madhya Pradesh . 


OC 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part IISec. 3( 11)] 


Indian Medical Centre, 
Old No .283 , (New No. 
218 ), 
T . T .K . Road , 
Chennai 18, Tamilnadu 


Establishment of school of Rs.14 . 17 crore for three 
Nursing for vocational financial years commencing 
education . 

with 2010 - 11 i.e. 2010 - 11, 

2011- 12 & 2012 - 13 . 
(Cost Rs.14 . 17 crore ) 


1 


Old age home. 


North Bengal People s 
Development Centre , 
Village 4 No. Ghumti , 
PO & District Jalpaiguri 
735101 , 
West Bengal. 


Rs. 3.74 crore for three 
financial years commencing 
with 2010 - 11 i. e. 2010 - 11 , 
2011 - 12 & 2012 - 13 . 


(Cost Rs. 3.74 crore ) 


Rs. 18 . 30 lakh . for one 
financial year i.e. 2010 - 2011. 


Siliguri Bodhi Bharati Vocational Training 
Vocational Institute , Course for Women & 
24 , Ashutosh Mukherjee | girls. 
Road , 
College Para, PO 

(Cost Rs. 18 .30 lakh ) 
Siliguri , District 
Darjeeling, 
West Bengal. 


Educational Development 
Program . 


Elim Christian Children 
Home, 
Tamei HQ , PO Tamei 
795 125 , 
Tamenglong district , 
Manipur . 


Rs.5 . 33 crore for two financial 
years commencing with 2010 
11 i.e . 2010 - 2011 and 2011- 12 . 


(Cost Rs. 5. 33 crore ) 


Dr Anandi Gopal Women Rs.2. 92 crore for three 
healthcare & Community financial years commencing 
Centre . 

with 2010 - 11 i.e. 2010 - 2011 , 

2011 - 12 and 2012 - 2013 . 
(Cost Rs.2 .92 crore ) 


Rani Laxmibai Shikshan 
Prasarak & multipurpose 
Society , 
| Prayag Complex , 

Sulakhe High school 
Road , 
At/ Post Barshi, Tal 
Barshi, 
District Solapur, 
Maharashtra. 


Akhil Maharashtra 
Education Society , 
203, Swagat Residency, 
Kumbare Township , 
Near Guruganesh Nagar, 
Kothrud , Pune -4110038 . 


Vocational Training Rs.1.24 crore crore for two 
Programme. 

financial years commencing 

with 2010 - 11 i.e. 2010 - 2011 & 
(Cost Rs. 1.24 crore ) 2011- 12 


---- 


[ TT | 


TUE 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 10 . 


Jeevanjyoti - The Healing 
Touch Expansion project . 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar Vaidyakiya 
Pratisthan , 
Opposite Gajanan 
Maharaj Mandir , 
Garkheda Parisar , 
Aurangabad . 


| Rs. 10 .00 crore only for 
recurring cost of the project for 
three financial years 
commencing with 2010 - 11 i.e . 
2010 - 2011, 2011- 12 and 2012 
2013 


( Cost Rs. 1880 .66 lakh ) 


11 


Rehabilitation of orphans 
and destitute . 


Udavum Karangal , 
No.460 , N . S. K , Nagar, 
Arumbakkam , 
Chennai 600 106 , 
Tamilnadu 


Rs. 1197 lakh including 
Educational corpus fund of 
Rs. 100 lakh for two financial 
years commencing with 2010 
11 i.e. 2010 - 11 and 2011- 12. 


(Cost Rs. 1197 lakh 

including Educational 
| corpus fund Rs. 100 lakh ) 


12 . 


Madras Egmore Lions 
Blood Bank 
& Research Foundation , 
130 , Marshalls Road , 
Egmore , 
Chennai 600 008 . 


Blood Bank Medical Rs.5 . 04 crore for three 
Equipment and facilities financial years commencing 
expansion project. | with 2010 - 11 i.e. 2010 - 2011, 

2011- 12 and 2012 -2013 . 
(Cost Rs. 5 .04 crore) 


113 . 


Lions cancer Detection 
Centre Trust , 
GovernmentMedical 
College Campus, 
Majura Gate , 
Surat 395001. 
Gujarat. 


Lions cancer Detection Rs. 15 . 00 crore including a 
Centre - Surat Project for corpus fund of Rs . 3 .25 crore 
Linear Accelerator. for three financial years 

commencing with 2010 - 11 i.e . 
(Cost Rs . 15 .00 crore 2010 - 2011, 2011- 12 and 2012 
including a corpus fund of 2013 . 
Rs. 3.25 crore ) 


i 14 , 


Ramakrishna Mission 
Sevashrama, 
Swami Vivekananda 
Marg , 
PO Vrindaban , District 
Mathura , 
Uttar Pradesh 281121. 


Infrastructure development Rs.34 . 15 crore including a 
& corpus fund. 

corpus fund of 10 crore for 

three financial years 
(Cost Rs. 34 .15 crore commencing with 2010 - 11 i.e. 
including a corpus fund of 2010 -2011, 2011- 12 and 2012 

2013 . 


1 


10 crore) 


15 , 


North East Chamber of 
Commerce and Industry 
(NECCI), 
House No.25 , Second 
floor , 
Lila Barua Lane, Behind 
AGP Head Office , 
GNB Road , Ambari , 
Guwahati 781001, 
Assam . 


An integrated Community Rs.12 . 32 crore for three 
Development Programme financial years commencing 
for School Sanitation with with 2010 -11 i.e . 2010 -2011, 
drinking water facility and 2011 - 12 and 2012 - 2013 . 
prevention of HIV /AIDS & 
malaria . 


(Cost Rs. 12. 32 crore ) 


- 1755 67 / 10 -3 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II- SEC. 3 (ii)] 


SON 


18 . 


17 . 


Shri Rajiv Gandhi Project “ RUGNASEVA " - Rs. 1.55 crore for three 
Shaikshanik 

Free Medical Treatment for financial years commencing 
Bahuddeshiya Vikas Rural People . 

with 2010 - 11 i.e. 2010 -2011, 
Charitable Trust, 

2011 - 12 and 2012 - 13 
4601, Gatade Plot, (Cost Rs. 1.55 crore 
Post - Pandharpur, 
District - Solapur. 
Sarvoday Foundation Recurring cost of a Rs. 1.65 crore including corpus 
Trust , 

residential school for tribal fund of Rs.25 lakh for three 
Taluka Gadhada , 

and rural students, financial years commencing 
Village Mota Sakhapar, construction cost of a with 2010 - 11 i.e. 2010 -2011, 
District Bhavnagar , hostel building, running 2011 - 12 and 2012 - 2013 . 
Gujarat . 

cost of a legal aid centre 
and a corpus of Rs. 25 
lakh . 


(Cost Rs. Rs. 1.65 crore 
including corpus fund of 
Rs.25 lakh ) 


18 . 


Rotary District 3010 
Social Welfare Society® 
56 -57 , Tughlakabad 
Institutional Area , 
New Delhi- 110062 . 


Rotary Eye Care Institute . | Rs. 8 .17 crore for three 

financial years commencing 
(Cost Rs. 8. 17 crore ) with 2010 - 11 i.e. 2010 -2011, 

| 2011 - 12 and 2012 - 2013 . 


19 . 


Vedanta Foundation , Vedanta Computer Rs. 31. 36 crore for three 
Opposite Niranjan Education Project ( All financial years commencing 
Building , India ) 

with 2010 - 11 i.e. 2010 - 2011 , 
Corner of ‘E Road , 

2011 - 12 and 2012 - 2013 , 
Marine Drive , Mumbai - | (Cost Rs. 31.36 crore ) 
400 002 


1 


20 . 


P . B . 


Rajah Charitable Medical Caring Hands. 

Rs. 7. 11 Crore including a 
Trust, 

corpus funds of Rs. 2 .78 crore 
No.34 , (Cost Rs. 7. 11 Crore for three financial years 
Muthuvattoor, 

including a corpus funds of commencing with 2010 - 11 i.e. 
Chavakkad - 680506 , Rs. 2.78 crore) 

2010 -2011, 2011 - 12 and 2012 
Trichur Dist, Kerala . 

2013 . 


21. 


Integrated Research and 
Reconstruction 
Organisation , 
Madha School for 
Disabled , 
45 Karuppur, 


Madha Hr. Sec School Rs. 21 . 15 crore for three 
(Disabled , Blind , Poor financial years commencing 
students) 

with 2010 - 11 i.e . 2010 - 2011 , 

2011 - 12 and 2012 - 2013 
(Cost Rs. 21. 15 crore ) 


NAN 


[ HTT JI -- GUE 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ALA 


Marudhanallur, 
Thippirajapuram - 
612402 , 
Thanjavur (DT), South 
India 


and Rs. 552 .00 lacs for two 

financial years commencing 
with 2010 - 11 i.e . 2010 - 11 and 
2011 -2012 


Dr. Kuntal Goswami Institute of Child 
Memorial Trust, 

Woman health Care. 
Zoo Narengi road , 
Opposite Gitanagar (Cost Rs. 552.00 lacs ) 
Police Station , 
District Kamrup , 
Guwahati, 
Assam 781 024 . 


23 . 


Compassion Manipur, 
Damdel, PO Motbung 
795 107, 
Senapati District, 
Manipur. 


" Child Home” Expansion | Rs.3 .11 crore including corpus 
of Children Home. 

fund of Rs . 69 .93 lakh for 

three financial years 
(Cost Rs. 3. 11 crore commencing with 2010 - 11 i.e. 
including corpus fund of 2010 - 2011, 2011- 12 and 2012 
Rs. 69.93 lakh ) 

2013 . 


NO 


Dr. Sheela Sharma 
Memorial charitable 
Trust sub unit 
Shanker Institute of 
Cancer therapy and 
Research , 
140 Mile Stone, Masani 
Delhi Bye Pass Link 
road , 
Mathura -- 281003. 


Expansion of facilities in Rs . 42 .26 crore including corpus 
Shanker Institute of Cancer fund of Rs. 10 crore for three 
Therapy and Research . | financial years commencing 

with 2010 - 11 i. e. 2010 - 2011, 
( Cost Rs. 42 .26 crore 2011 - 12 and 2012 - 2013 . 
including corpus fund of 
Rs. 10 crore ) 


Shivniketan Trust, Shivniketan Trust s Rs. 18.72 Crores including a 
Bhartiya Sainiki 

Multipurpose Educational corpus fund of 3 crores for 
Vidyalaya & , Complex 

three financial years 
JR . College, Khadayli (Expansion of the existing commencing with 2010 - 11 i.e. 
(E ), Tal. Kalyan , District. Educational Institute ) 2010 - 2011, 2011 - 12 and 2012 
Thane - 421 306 

2013 . 
(Cost Rs. 18. 72 Crores 
including a corpus fund of 
3 crores) 


26 . 


Achala Trust , 
6 /Shardakunj Society , 
Nr Vaishali Cinema, 
Motipura , Himatnagar , 
North Gujarat. 


Creation of employment Rs. 4 .26 crores for three 
opportunities for urban and financial years commencing 
rural & tribal population with 2010 - 11 i.e. 2010 - 2011, 
and also supportive | 2011- 12 and 2012 - 13 . 
services for women to 


-12 and 2010, 2010encing 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- SEC. 3( ii)! 


engage in productive work . 


(Cost Rs. 4 .26 crore ) 


27 . 


Sri 


Jagadguru 1. Orphanages 

Rs. 23. 55 Crores including a 
Murugharajendra 2 . Old Age Home Old corpus fund of Rs. 3 crores for 
Bruhanmath , Age Home 

three financial years 
Chitradurga - 577 502 3 . Medical Camps in the commencing with 2010 - 11 i.e . 
Karnataka , South India rural villages 

| 2010 -2011 , 2011 - 12 and 2012 
| 4 . Health Awareness 
camps ( Anti Drugs and 
Anti Tobacco Drives) 
5 . Scholarship programmes 
6 . Hostel for Disabled 
Women 


( Cost Rs. 23 .55 Crores 
including a corpus fund of 
Rs. 3 crores) 


28 . 


Prashant Memorial 
Charitable Hospital , 
Juran Chapra, Road 
No.4 , Muzaffarpur, Bihar 


Mobile clinic to make Rs . 3. 82 crore for three 
health care Accessible to financial years commencing 
the Rural population . with 2010 - 11 i. e. 2010 - 2011 , 

2011 -12 and 2012 -2013 . 
( Cost Rs. 3 .82 crore ) 


w 


II . This notification shall remain in force for a period of one year in relation to financial years 2010 - 2011 in 
respect of project or schemementioned at serial number 6 and for a period of two years in relation to financial years 
2010 - 11 & 2011 - 12 in respect of projects or schemesmentioned at serial No. 7 , 9, 11 & 22 for a period of three years 
in relation to financial years 2010 - 11 , 2011- 12 & 2012 - 13 in respect of projects or schemes mentioned at serial 
numbers 1, 2, 3, 4, 5 , 8, 10, 12 , 13 , 14, 15 , 16 , 17, 18 , 19, 20 , 21, 23, 24, 25, 26 , 27 & 28 of the said table . 


[ F. No. 27/2010 /F .No. V . 27015 /1/2010 - SO (NAT. COM )] 

NAVEEN CHANDRA , Director (NationalCommittee) 


Printed by the Manager, Governinent of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


